“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 215] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 मई 2023 ---- वैशाख 25, शक 1945 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 9 मई 2023 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 7-7 / 2004 / ज्रा---- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्र. 67 सन्‌ 
1957) की धारा-15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज 
साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्‌ :- 


संशोधन 
उक्त नियमों में,-- 
(1) परिभाषाएं.- नियम-(1) के उप नियम (घ) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात :- 
“(ड) “संचालक” से अभिप्रेत है संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ; 
(व) “एनआईटी” से afta है निविदा आमंत्रण सूचना (नोटिस इनवाईटिंग टेंडर) ; 


(छ) “सक्षम अधिकारी” से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर ; 


(ज) “मंजूरकर्ता प्राधिकारी” से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर ; 
(झ) इन नियमों में शब्द “खनिज” से अभिप्रेत है साधारण रेत |” 
(2) नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :- 


“4. उत्खनन Vee की कालावधि.-- साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि 
के लिए प्रदान किया जायेगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन 
दिनांक से किया जायेगा।” 


(3) नियम 7 के उप-नियम (4) में, शब्द “छः माह” के स्थान पर “एक वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये एवं परन्तुक 
में, शब्द “छः: माह की” के स्थान पर “द्वारा” प्रतिस्थापित किया जाये। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
जय प्रकाश मौर्य, विशेष सचिव. 


429 


430 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 मई 2023 


अटल नगर, दिनांक 9 मई 2023 


क्रमांक एफ 7-7 / 2004 / ज्रा.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग 
के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/XIl, दिनांक 9 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
जय प्रकाश मौर्य, विशेष सचिव. 


Atal Nagar, the 9th May 2023 
NOTIFICATION 
No. F 7- 7/2004/XII.— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines 
and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State 


Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor 
Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2019, namely:- 


AMENDMENT 
In the said rules, - 
1. After clause (d) of sub-rule (1) of rule 2, the following clause shall be added, 
namely:- 
"(e) "Director" means the Director of the Directorate of Geology and Mining, 
Chhattisgarh; 
(f) "NIT" means the Notice Inviting Tender; 
(g) "Competent Officer" means the Collector of the concerned district; 
(h) "Sanctioning Authority" means the Collector of the concerned district; 
(i) "Mineral" in these rules the term means ordinary sand." 
2. For rule 4, the following rule shall be substituted, namely :- 
"4, Duration of Quarry Lease.- The quarry lease for mining of ordinary sand 


shall be given for a period of five years. The period of five years will be 
counted from the date of registration of the Quarry lease deed. 


3. In sub-rule (4) of rule 7, for the words "six months", the words "one year" shall be 
substituted and in the proviso for the words "the time limit by a further period of six 
months." the words "by a further period." shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
JAY PRAKASH MOURYA, Special Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


